पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 415] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2023 — श्रावण 27, शक 1945 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 17 अगस्त 2023 


आदेश 


क्र. 10013 / 1845 // 21-ब / छ.ग. / 2023.--- राज्य शासन द्वारा विशेष लोक अभियोजक (Atrocity), जगदलपुर 
जिला बस्तर के पद पर आदेश GAH 2034 / 3304 / 21-ब / छ.ग. / 2021 के जरिये श्री अतुल कुमार दास को शासन 
की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 27-05-2020 से तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था. उक्त अवधि पूर्ण होने 
पर शासन द्वारा पुनः तीन वर्ष के लिए उनकी कार्य अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है. 

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अतुल कुमार दास को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 
27-05-2023 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक (Atrocity), 
जगदलपुर जिला बस्तर नियुक्त करता है. 

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा 
की अन्य शर्ते छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
बी.पी.सोहगौरा, sax सचिव. 


829 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


